D 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


4 श्रावण , 1940 ( श० ) 
26 जुलाई , 2018 ( ई० ) 


संख्या- 720 राँची, गुरुवार , 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


संकल्प 
29 जून , 2018 


संख्या-5/ आरोप-1- 118/ 2017-900( HRMS)-- श्री अमर कुमार , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
843/ 03, गृह जिला - डालटनगंज ), तत्कालीन अंचल अधिकारी , बुण्डू के विरुद्ध राजस्व , निबंधन एवं 
भूमि सुधार विभाग , झारखण्ड, राँची के पत्रांक - 3733( 9)/ रा० , दिनांक 18 जुलाई , 2017 के माध्यम से 
उपायुक्त , राँची के पत्रांक - 62(i)/ स्था०, दिनांक 17 अप्रैल , 2017 द्वारा प्रपत्र- क में आरोप गठित कर 
उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित हैं 


आरोप सं०- 1 दिनांक 26 नवम्बर , 2011 को उप विकास आयुक्त , राँची द्वारा बण्डू 
अंचल का औचक निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के क्रम में श्री अमर कुमार, अंचल अधिकारी , 
बण्डू प्रखण्ड मुख्यालय में अनुपस्थित पाये गये । निरीक्षण के क्रम में यह तथ्य भी प्रकाश 
में आया कि श्री कुमार प्रखण्ड मुख्यालय में निवास नहीं करते हैं । श्री कुमार का उक्त 
कृत्य स्पष्टतः विभागीय आदेश का उल्लंघन है । इनके उक्त कृत्य पर स्पष्टीकरण की माँग किए 
जाने पर उन्होंने अपने पत्रांक- 84(ii ), दिनांक 21 फरवरी , 2012 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया 
गया । स्पष्टीकरण में उल्लेखित तथ्य स्वीकार योग्य नहीं पाया गया । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 26 जुलाई, 2018 
आरोप सं०-2 श्री अमर कुमार , अंचल अधिकारी, बुण्डू का उक्त आचरण 
प्रथम दृष्ट्या पूर्ण शीलनिष्ठा एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठा में अभाव को प्रदर्शित किया गया , 
जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम -3(1 )(i) एवं (ii) के प्रतिकूल आचरण है । 

उक्त आरोपों हेत् श्री कुमार से विभागीय पत्रांक - 10373, दिनांक 
6 अक्टूबर , 2017 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी । श्री कुमार के पत्रांक -620(ii), दिनांक 
11 दिसम्बर, 2017 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया है । 

श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक -12307, दिनांक 16 दिसम्बर , 2017 द्वारा 
उपायुक्त , राँची से मंतव्य की माँग की गयी । उपायुक्त , राँची के पत्रांक- 13(i)/ स्था०, दिनांक 
16 जनवरी, 2018 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया है, जिसमें श्री कुमार द्वारा समर्पित बचाव 
पक्ष एवं उपलब्ध कराये गये साक्ष्य को स्वीकार योग्य बताया गया । 
___ श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त , राँची के मंतव्य की 
समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत , उपायुक्त , राँची के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री अमर कुमार , 
झा०प्र०से०, तत्कालीन अंचल अधिकारी, बुण्डू, राँची, सम्प्रति- अनुमंडल पदाधिकारी, बसिया, गुमला को 
आरोप मुक्त किया जाता है । 


Decision of the Competent authority 


___ Sr | 

No. 


Employee 
Name 


G . P. F. No . 


AMAR 
KUMAR 


श्री अमर कुमार, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 843 /03) तत्कालीन अंचल 
अधिकारी, बुण्डू , राँची, सम्प्रति- अनुमंडल पदाधिकारी , बसिया , गुमला को 
आरोप मुक्त किया जाता है । 


JHK /JAS / 36 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सूर्य प्रकाश , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 
जीपीएफ संख्या:BHR/ BAS/250 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 720 -- 50 


